: 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


33004 / 00 


REGD. NO . D . L .- 33004/99 


AM 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 उप - खण्ड (i) 
PARTII - Section 3 - Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 19] 
No. 19] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 11, 2013 / पौष 21 , 1934 
____ NEW DELHI , FRIDAY , JANUARY 11 , 2013/PAUSA 21 , 1934 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2013 
सा . का. नि . 20 ( अ). - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरदार वल्लभभाई 
पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ( अराजपत्रित कर्मचारिवृन्द ) भर्ती नियम, 1959 को अधिक्रांत करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई 
पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी , हैदराबाद में कांस्टेबल के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
अर्थात् : 

__ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ( कांस्टेबल ) भर्ती 
नियम , 2012 है । 

__ ( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या , वर्गीकरण , वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान. - पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन 
या वेतनमान वह होगा , जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) से स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु सीमा , अर्हताएं आदि. - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5 ) से स्तम्भ ( 13 ) में विनिर्दिष्ट हैं । -- 

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति 
___ ( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह को संविदा की है ; 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु , यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं , उन्हें लेखबद्ध करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर 
सकेगी । 

6. व्यावृत्ति . - इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण , आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी,जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार , अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों , और अन्य 
विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


173 GI/ 2013 


अनुसूची चयनअथवाअचयनपद 


सीधे 
भर्ती 
किए 
जाने 
वाले 
व्यक्तियों 
के 
लिए 
आयु 

सीमा 

( 
6 
) 
| 
18 
और 
27 
वर्ष 
के 
बीच 
। 


( 
5 
) 


लागूनहींहोता 


पदकानाम|पदोंकीसंख्या|वर्गीकरणवेतनबैंडऔरग्रेड 

वेतन 
या 
वेतनमान 
( 
1 
) 
( 
2 
) 
( 
3 
) 

( 
4 
) 
कांस्टेबल 
| 
143 
* 
( 
2012 
) 
| 
साधारणवेतनबैंड-1;5200 

*कार्यभारके|केन्द्रीयसेवा,|20200/-रु.+ग्रेडवेतन आधारपरसमूह ग |2000/-रुपये 
परिवर्तन 
किया 
| 
अराजपत्रित 
जा 
सकता 
है 
। 
अननुसचिवीय 


( 
केन्द्रीय 
सरकार 
द्वारा 
जारी 
किए 
गए 
अनुदेशों 
या 
आदेशों 
के 
अनुसार 
सरकारी 
सेवकों 
के 
लिए 
शिथिल 
करके 
40 
वर्ष 
तक 
की 
जा 
सकती 
है 
। 
) 


टिप्पण1:आयसीमाअवधारितकरनेकेलिए 
निर्णायक 
तारीख 
, 
भारत 
में 
अभ्यर्थियों 
से 
आवेदन 
प्राप्त 
करने 
के 
लिए 
नियत 
की 
गई 
अंतिम 
तारीख 
10 
होगी 
। 
( 
न 
कि 
वह 
अंतिम 
तारीख 
जो 
असम 
, मेघालय,अरुणाचलप्रदेश,मिजोरम,मणिपुर, 
नागालैंड 
, 
त्रिपुरा 
, 
सिक्किम 
, 
जम्मू 
एवं 
कश्मीर राज्यकेलद्दाखखण्ड,हिमाचलप्रदेशकेलाहोल 
और 
स्पीति 
जिले 
तथा 
चम्बा 
जिले 
के 
पांगी 
उप 
- 
| 
| 
| 
खंड 
, 
अंदमान 
और 
निकोबार 
द्वीपसमूह 
या 
लक्षद्वीप 
संघ 
राज्य 
क्षेत्र 
के 
अभ्यर्थियों 
के 
लिए 
विहित 
की 
गई 
है 
। 
) टिप्पण2:रोजगारकार्यालयोंकेमाध्यमसेकी 
जाने 
वाली 
भर्ती 
की 
दशा 
में 
आयु 
सीमा 
अवधारित 
करने 
के 
लिए 
निर्णायक 
तारीख 
वह 
अंतिम 
तारीख 
होगी 
जिस 
तक 
रोजगार 
कार्यालयों 
से 
नाम 
भेजने 
के 
लिए 
कहा 
गया 
है 
। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEc. 3(i)] 


[ भाग II -- खंड 3(i) ] 


सीधेभर्तीकिएजानेवालेव्यक्तियोंकेलिएअपेक्षितशैक्षिकऔरसीधेभर्तीकिएजानेवालेपरिवीक्षाकीभर्तीकीपद्धति:भर्तीसीधेहोगी| अन्यअर्हताएं। 

व्यक्तियोंकेलिएविहितअवधि,यदिकोईयाप्रोन्नतिद्वाराया आयऔरशैक्षिकअर्हताएंहो। 

प्रतिनियुक्ति/आमेलनद्वारातथा प्रोन्नतव्यक्तियोंकीदशामें 

विभिन्नपद्धतियोंद्वाराभरीजाने लागूहोंगीयानहीं 

वालीरिक्तियोंकीप्रतिशतता (8)(9) 

(10) आवश्यक: 

|लागूनहींहोता। 

सीधेभर्तीकिएप्रतिनियुक्ति/आमेलनद्वारा,जिसकेन 1.किसीमान्यताप्राप्तबोर्डयाविश्वविद्यालयसेइन्टरमीडिएटया| 

जानेवालेव्यक्तियोंहोसकनेपरसीधीभर्तीद्वारा 10+2उत्तीर्ण। 

केलिए2वर्ष 
वांछनीय 
: विद्यालययामहाविद्यालययाजिलायाराज्ययाराष्ट्रीयस्तरके क्रीड़ायाखेलमेंभागलेचुकाहो।। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलनद्वाराभर्तीकीदशामेंयदिविभागीयप्रोन्नतिसमितिहैतोउसकीसंरचनाभर्तीकरनेमेंकिनपरिस्थितियों वेश्रेणियांजिनसेप्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन 

मेंसंघलोकसेवाआयोगसे कियाजाएगा 

परामर्शकियाजाएगा (11) 

(12) 

(13) ऐसेकांस्टेबलजोकेन्द्रीयपुलिससंगठनोंयाराज्यसमूह ग विभागीयप्रोन्नतिसमिति(पुष्टिकेसंबंधमेंविचारकरनेकेलागूनहींहोता। सरकारोंमेंकार्यरतहैं। 

लिए),जोनिम्नलिखितसेमिलकरबनेगी: 

1.उपनिदेशक-अध्यक्ष (प्रतिनियुक्तिकीअवधि,जिसकेअंतर्गतकेन्द्रीय2.सहायकनिदेशक-सदस्य सरकारकेउसीयाकिसीअन्यसंगठन/विभागमें|3.प्रशासनिकअधिकारी-सदस्य इसनियुक्तिसेठीकपहलेधारितकिसीअन्य काडरबाह्यपदपरप्रतिनियुक्तिकीअवधिहै साधारणतया3वर्षसेअधिकनहींहोगी)। 

[फा.सं.19011/1/2009-स्था.(यूनिफ,स्टाफ)] 

प्रशान्तनिकम,निदेशक 


THE GAZETIE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC. 3(1)] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 8th January , 2013 


GS .R . 20 (E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution 
and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Non - gazetted staff) 
Recruitment Rules , 1959 , the Presidenthereby makes the following rules regulating the method of 
recruitment to the post of Constable in the Sardar Vallabhbhai PatelNational Police Academy, Hyderabad , 
under the Ministry of HomeAffairs, namely : 


Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Sardar 
Vallabhbhai Patel National Police Academy ( Constable ) Recruitment Rules , 
2012 . 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette . 


2 . 


Number of post, classification , pay band and grade pay or pay scale . – The 
number of post, its classification the pay band and grade pay or pay scale 
attached thereto shall be specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed 
to these rules. 


3 . 


Method of recruitment, age limit, qualifications, etc . - The method of 
recruitment of the said post, age limit, qualifications and other matters relating 
thereto shall be as specified in columns (5 ) to (13 ) of the said Schedule . 


Disqualification . - No person , 


(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse 

living; or 
(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with 

any person , 


shall be eligible for appointment to the said post. 


Provided that the Central Governmentmay, if satisfied that such marriage 
is permissible under the personal law applicable to such person and the other 
party to the marriage and that there are grounds for so doing , exempt any person 
from the operation of this rule . 
Power to relax . - Where the Central Government is of the opinion that it is 
necessary or expedient so to do , it may, by order, and for the reasons to be 
recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 


Saving . - Nothing in those rules shall affect reservation , relaxation of age- limit 
and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes , the 
Scheduled Tribes , Ex - servicemen and other special categories of persons, in 
accordance with the orders issued by the Central Government from time to time 
in this regard . 


. 


SCHEDULE 


Classification. 


NameofNumberof 

post.posts. 


Agelimitfordirectrecruits. 


-ElUBELI 


|PayBandand|Whether GradePayorselection PayScale. 

postor 

non selection 

post. 


Educationaland 

other qualifications 

requiredfor directrecruits. 


[ TT II - 35 3 (1) ] 


(1) 


(2) 


(3), 


Constable 


143* 


Between18and27years. 


Not applicable 


Essential: 


GeneralCentral Service,Group C , 

Non-Gazetted, Non-ministerial. 


(2012) 


Payband *5200--20200 plusgradepay of2000. 


*Subject 

to variation dependent onwork. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(RelaxableforGovernmentservantsupto40in1.Intermediate| 
accordance 
with 
the 
instructions 
or 
orders 
issued 
by 
or 
10 
+ 
2 
pass theCentralGovernment) 

from 

a 

recognized 
Note 
: 
The 
crucial 
date 
for 
determining 
the 
age 
limit 
Board 
or 
! 
shall 
be 
the 
closing 
date 
for 
receipt 
of 
application 
University 
. fromcandidatesinIndia(andnottheclosingdate 
prescribed 
for 
those 
in 
Assam 
, 
Meghalaya 
, 
Desirable 
: ArunachalPradesh,Mizorain,Manipur,Nagaland, 
Tripura 
, 
Sikkim 
, 
Ladakh 
Division 
of 
J 
and 
K 
State 
, 
Participated 
in LahaulandSpitidistrictandPangiSubDivisionofSchool 
Chamba 
district 
of 
Himachal 
Pradesh 
, 
Andaman 
& 
College 
or NicobarIsalandsorLakshadweep). 

DistrictorState 

&Nationallevel 
Note 
: 
In 
case 
of 
recruitment 
made 
through 
the 
Sports EmploymentExchange,thecrucial"datefor 

games. determiningtheagelimitshallbethelastdateupto whichtheEmploymentExchangeisaskedtosubmit thenames. 


or 


Circumstances 
in 
which 
Union 
Public 


. 


In 
case 
of 
recruitment 
by 
promotion 
or 
deputation 
/ 
absorption 
grades 
from 

which 
promotion 
or 
deputation 
/ 
absorption 
to 

be 
made 
. 


Whether 
age 
and 
Period 
of 
Method 
of 
recruitment 

educational 
probation 
, 
if 
| 
Whether 
by 
direct 
qualifications 
any 
. 
I 
recruitment 
or 
by 
promotion 
prescribed 
for 

S 
or 
by 
deputation 
/ 
absorption 
direct 
recruits 
will 

and 
percentage 
of 
vacancies 
apply 
in 
the 
case 

to 
be 
filled 
by 
various 
of 
promotes 
. 

methods 
. 


If 
a 
Departmental 
Promotion 
Committee 
exists 
what 
is 
its 

composition 
. 


Service 


--...-... 


Commission 
to 
be 

consulted 
in 
making 
recruitment 


-- 


__(8) 


---- 


( 
10 
) 


( 
11 
) 


(12) 


( 
13 
) 


-- 


Not 
applicable 


Not 
applicable 
. 


---- 


| 
2 
years 
for 

direct 
recruits 


By 
deputation 
/ 
absorption 
, 
Constables 
working 
in 
the 
Group 

C 

, 
Departmental 
failing 
which 
by 
direct 
| 
Central 

Police 
Promotion 
Committee 
( 
for 
recruitment 

Organisations 
or 
State 
considering 
confirmation 
) 
Governments 
. 

consisting 
of 
: 


and Published by the Controller of Publications, Delhi- 11004 - 2013 
Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Maya Puri, New Delhi- 110064 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- 


------ 


( 
Period 
of 
deputation 
H 
. 
Deputy 
Director 
including 
the 
period 
of 

Chairman 
. 
deputation 
in 
another 
ex 
cadre 
post 
held 
immediately 
2 
. 
Assistant 
Director 
- 
preceding 
this 
appointment 

Member 
in 
the 
same 
or 
some 
other 
organization 
/ 
department 
of 
3 
. 
Administrative 
Officer 
the 
Central 
Government 
- 
Member 
. 
shall 
ordinarily 
not 
exceed 
3 
years 
) 

[ 
F 
. 
No 
. 
19011 
/ 
1 
/ 
2009 
- 
Estt 
. 
( 
Unif 
. 
Staff 
) 
] 

PRASHANT 
NIKAM 
, 
Director 


*** 


* 


* 


---******* 


mu 


PART II - - Sec. 3 (1)] 


